रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


___ REGD. NO. D. L.- 33004/ 99 


सत्यम्बजयते । 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 20 , 2007 / पौष 30 , 1928 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20 , 2007/PAUSA 30 , 1928 


सं . 57 ] 
No. 57]] 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
। ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

. नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2007 
का. आ . 59 ( ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त . 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप- धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय , ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1781 ( अ ) , तारीख 18 अक्तूबर , 2006 , 
जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खण्ड ( i), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवेलूर जिले 
के अम्बातुर तालुक के वनगारम् , नोलमबुर , आधिपटू, कोरातुर और माधवरम -II गाँवों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास ( चरण - II ) के निर्माण (निर्माण ) के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 08 नवम्बर , 2006 को 
“ दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस " और " दिनामनी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; . 
. और , आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और , अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 
201 GI/2007 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II----SEC. 3(ii)] 


अनुसूची 


तमिलनाडु राज्य के तिरुवेलूर जिले के अम्बातुर तालुक के वनगारम, नोलमबुर , आधिपटू, कोरातुर और माधवरम -|| 
गाँवों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास ( चरण- 11 ) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन || 


क्रम । जिले का तालक का 
संख्या __ नाम नाम 


का 


(1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 9 ) 


तिरुवेलूर 


अम्बातुर 


सूखा 


4400 


गैर 


गाँव का नाम । सर्वेक्षण | भूमि । भूमि की क्षेत्रफल 

क्षेत्रफल भूस्वामी/ अन्य । 
संख्या ! प्रकृति ( वर्ग हितबद्ध व्यक्तियों 
प्रकार 

मी. में ) के नाम 
___ ( 4) (5) ( 6) ( 7) ( 8) 

3/5ए गैर 
( 1 )वनगारम 

50 
पाटे , 

547. मुरलीधरन . 
सरकारी 
( 2) नोलमबुर । 327/2ए2 

सरकारी मनवारी 

52. टीएनएचबी 
(3) आधिपटू 95/ 2बी2 

172. पुरषोतम 
। सरकारी सूखा । 1850 

रेडडी 
गैर 
126/ 1बी 

522. एस एच 
सरकारी सूखा 220 

के राना राव 
गैर 
(4) कोरातुर 765 /20 . 

सूखा । 250 3424. उनी कृषणन 
(5) माधवरम-|| 

3400 40. रनमल वी पटेल 
सरकारी 
1425/ मनवारी 

89 . नारायणसामी और 
एच2 सरकारी 

11 अन्य 
1425 / गैर । मनवारी 

| 8503. मुलजी एम . 
सरकारी 

पटेल 


सरकारी 


गैर । मनवारी 


644/ 3 


! 11500 


F- 


. 


... 


1250 


1ई 


..--- 


1427/ 
123 


सूखा 


| सरकारी ! 


2950 


484. नागप्पा रेडडी 

और 4 दूसरे 


---.. 


1433/ 
2बी1बी 


सरकारी 


मनवारी 


4850 


5866 . ऐजाज एहमद 

और 5 दूसरे 


गैर 
सरकारी 

| सूखा 


650 


| 1471 . टी. हेमा सलाम 


635/ 3बी1 

ए192 
1428/ 1बी 

2सी2 


मनवारी 


सरकारी 


80 


__ 750 . पपइयाह 


गैर 
सरकारी 


मनवारी 


1433/ 2ए1 

बी 


-" 


220 


5867. बबीता बानू 


-- 


-- 


[ फा . सं. भारारात्रा/1302234/98 -पीआई/3डी/ सीबीपी - माधवरम - II/ एलए/ एसपी ] 

प्रभाकर, उप - सचिव 


[ 7111 - CUE3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways ) 

: NOTIFICATION 
.. New Delhi, the 20th January, 2007 


S.O . 59 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways ) number 
3 .0 . 1781(E ), dated the 18th October, 2006 , published in the Gazette of india , Extraordinary , Part 
H , Section 3, Sub - section (II) and issued under sub - section (1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 , (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central 
Government declared its intention to acquire the land , specified in the Schedule annexed to the 
said notification for building (construction ) of Chennai By-Pass (Phase-ll) connecting National 
Highway No.4 and National Highway No.5 , in Vanagaram , Nolambur, Athipattu , Korattur and 
Madhavaram - ll villages of Ambathur Taluk , Thiruvallur District in the State of Tamil Nadu ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The New Indian 
Express" and " Dinamani", both dated the 8th November 2006 , under sub -section (3) of section 3A 
of the said Act; 


. 


. And whereas objections have been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise 
of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act; the Central Government 
hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the 
land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances . 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(Part Il - Sec. 3(ü )] 


Schedule 


Brief description of land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
for Chennai Bypass (Phase - il ), connecting NationalHighway No.4 and NationalHighway No.5 , in 
Vanagaram , Nolambur, Athipattu , Korattur and Madhavaram -!| villages of District Thiruvallur in 
the State of Tamil Nadu . 


- - 


- . .. 


-- - - 


- - ---- - 


- 


. . . 


-- 


- 


. . 


- 


. . .. .. ...... - 


.. . 


- - - - 


I - . . 


Area 


Seri ? 

ai | Name of 
num the district 
ber 
( 1) (2 ) 


Name of 
the taluk 


1 Name of the 

village 


Survey 
number 


Type | Nature of 
of land land 


in 
square 
meters ) 


Name of the 
landowner ! 
interested 
person 

( 9 ) 

547 
Muralidharan 


( 3 ) 


(8 ) 


(5 ) L (6 ) 
3i5A pt . Private i 


Thiruvallur 


Ambathur 


(1 )Varayarami 


Dry 


50 


(2 ) Noiarnbur 


327 /2A2 


Private 


Manavari 


4400 


52 . T . N .H . B 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


- 


. - 


. 


. . - - - - 


- - 


( 3 ) Athiparto 


95 /2B2 ! Private 


Diy 


850 


---- -... 


... - ----.- .. .. 


125 / 1B | Private i 


. .. ........... 

Wet 


220 


172 
Purushotharna 

Ready 
522 . S .H . K 

Rana Rao 
3424 . Unni 

Krishnan 
40 . Ranmal V . 

Pate ! . 


(4 ) Korattui 


765 /20 


Private 


Dry 


: 


250 


- - 


- - - - 


- 


- 


. 


. - . - . . 


- 


- .. 


. - 


. - - ... - 


-.- - 


. 


.-...- - 


(5 ) 
Madhavaram 


644/3 


Private 


Menavari 


3400 


.. ... . 


- - ... . . 


.. . 


.. . 


.. 


. . 


. 


. . 


. . ... 


.. . 


- - : - 


- 


1 


- . - . - . . 


1425 
142 


Private ; Manavarı 


11500 


89 . 
Narayanasamy 
and 11 others 


.. - 


.. .. 


. . ....- - - 


- .. . 


.. 


. . .... 


1425 / 
154 


Private 


Maravari 


1250 


8503.Mulji M . 

Patel 


.. - - - 


-- 


1427 
1A3 


Private 


Day . 


2950 


- 


- 


..---... . .. . .... 


... 


.. . . 


. 


.. 


... 


. 


. 


. . 


484 . Nagappa 
Reddy & 4 

others 
5866 . Ijaz. 
Ahamed & 5 

others 


1433 
2B1B 


Private 


Manavari : 4850 


1 


.. - . . - . - . - - 


. 


w 


e 


.. . 


. . . 


. - - - . 


. - - 


. 


. 


. . - . . 


- 


. - - . 


. 


635381 
A ? A2 


1471. T . Kema 

Saalam 


.. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


-. 


. - - . - .- 


. . 


- 


- . . 


. - - 


Private : Dry 

- --- 
Private Maravari ! 


650 
-- - 

80 


- 


- 


- - 


1428 / 1B2 

C2 


750 . Papaiah 


--- --- - -- 


** 


- 


. 


- 


- 


- 


. . 


------... ------- 


- - 


.- . . - .. . - - .. . 


- 


14332A1. 

5867 . Babitha 
Private ! Manavari : 220 

Banu 

. . - - - L - -- 
[F.No. NHAI/13012/4 /98- PI/3D /CPB-Madhavaram - Il/LAVSP ] 

PRABHAKAR , Dy. Secy. 


-- 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


